रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33004 / 99 


REGD . NO. D. L.- 33004/98 


L 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


ACETARIAT 


भाग J .. - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


- ~ 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सरकार 


- 


- 


- 


सं० 161 
No. 16] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 22 , 1999 /माघ 2 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22 , 1999 /MAGHA 2 , 1920 


- 


- 


विस मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

मई दिल्ली, 22 जनवरी, 1999 
सं. 394 / 151/ 98 - सी . शुल्क ( तस्करी रोधी ). - राष्ट्रपतिजी, गणतंत्र दिवस, 1999 के अवसर पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
विभाग और नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रत्येक को (i ) जान जोखिम में डालकर सराहनीय सेवा ( ii ) उल्लेखनीय विशिष्ट 
मेषा के लिए प्रशंसा प्रमाण- पत्र प्रदान करते हैं : 
क्रम सं . अधिकारी का नाम , पदनाम एवं तैनाती 
( i ) जान जोखिम में डालकर सराहनीय सेवा के लिए 

1. श्री कास्टाओ फरनान्डिस, एअर कस्टम अधीक्षक , मुम्बई 
( ii ) उल्लेखनीय विशिष्ट सेवा के लिए 

मर्व/ श्री 
आयुक्त 

1. मोमनाथ पाल, संयुक्त सचिव ( कॉफेपोसा), केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व विभाग, मई दिल्ली 
अतिरिक्त आयुक्त / उपायुक्त / उप निदेशक 

2. आर. एस. सिड , अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त, मुम्बई । 
3. श्रीमती एस. पाण्डा, निदेशक ( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली । 
4. वी . एम. कृष्णन, अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , बंगलौर -1 

संजीव सचदेवा, उप सचिव ( टी . आर. यू.), के. उ. शु. एवं सी . शु . बोर्ड, नई दिल्ली । 
6 . वी. के . गर्ग, उप सचिव ( आई. सी . डी. ), के . उ. शु. एवं सी. शु. बोर्ड , नई दिल्ली । 
7 . डा. जोन जोसेफ , उप निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, बंगलौर 


181GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


{ PART I--- Sr . 1 ] 


क्रम सं . अधिकारी का नाम , पदनाम एवं तैनाती 


सहायक आयुक्त / सहायक निदेशक 

8 . ए. के . चतुर्वेदी, सहायक निदेशक ( अ. रो. ), क्षेत्रीय इकाई, कानपुर । 

१. थॉमम राजन, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क , चेन्नई विमानपत्तनम , चेन्नई । 
अधीक्षक / वरिष्ठ आसूचना अधिकारी 
10 . के. के सूद, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, डी. जी .ए. ई., डी . जेड. यू., नई दिल्ली । 
11. आर. के. गोयल, व. आ . अधिकारी, डी . जी. ए.ई. ( मुख्यालय ), नई दिल्ली । 
12 . जी . के. सरकार, व. आ. अधिकारी, डी. जी.ए.ई., डी. जेड.यू., नई दिल्ली । 

____ ए. आर. गद्रे, व. आ , अधिकारी, डी. जी . ए. ई., जोनल यूनिट, मुम्बई । 
___ वी. पी . रानाडिव, अधीक्षक , के. उ. शु., बडोदरा । 
15 . मीर हैदर अली, अधीक्षक, के.उ.शु., हैदराबाद-I 
16 . एन. डी . जकाती, अधीक्षक, के. उ. शु., नागपुर । 
17 . रवि बर्मन, अधीक्षक, के.उ.शु., इन्दौर -1 

. मोहम्मद हनीफ , अधीक्षक, के . उ. शु ., दिल्ली -II 
19. पी. एस. साल्वी, अधीक्षक, के.उ. शु., सी. सी. यूनिट, मुम्बई । 
20. जयन्त कुमार बन्दोपाध्याय, व. आ. अ., राजस्थ आसूधना निदेशालय, कलकता । 

के. पी . एच. पॉल मोहम्मद, व. आ. अ., रा. आ .नि ., चेन्नई । 
रोशनलाल, प. आ . अ., रा. आ .नि ., नेपाल यूनिट, नई दिल्ली । 

एस. एस . झाझरिया, सीमा शुल्क अधीक्षक, मी . शु. स. ( मा. ), दिल्ली । 
24. बाबूलाल गौतम, सीमा शुल्क अधीक्षक, मुम्बई । 
25. सी . मिथराप्रसाद , अधीक्षक , के. उ. शु., कोचीन -11 
26 . ए. एस. बंदोपाध्याय, सीमा शुल्क अधीक्षक, ( नि .), कलकत्ता । 

27 . के. राघवन , अधीक्षक, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो , चेन्नई । 
निरीक्षक / आसूचना अधिकारी 

28. जैकब अब्राहम , आ . अधि., रा. आ. नि., जोनल यूनिट, मुम्बई । 

29 . बी. पी . यादव, निरीक्षक, के .उ. शु. दिल्ली -I 
अपर श्रेणी लिपिक 
___ 30 . के . एस . रात्रा, अपर श्रेणी लिपिक , रा. आ .नि . (मुख्यालय ), दिल्ली । 
सिपाही 
31. ए. एस . कदम, सिपाही, रा. आ. नि ., मुम्बई । 

ये प्रमाण- पत्र सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ,नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों 
को प्रशंसा प्रमाण - पत्र देने संबंधी उस योजना के पैरा - 1 के खण्ड ( क ) (i ) और ( ii ) के अन्तर्गत दिए गए हैं जो भारत के राजपत्र, असाधारण के 
भाग - I, खण्ड J में 5 नवम्बर, 1962 की समय - समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. 12/139 /59 - प्रभा. 3( ख ) के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी । 

राकेश कुमार शर्मा, उप सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd January , 1999 
No. 394/151/ 98 - Cus ( AS): - - The President is pleased . on the occasion of Republic Day , 1999, to award an Apprecia 
tion Certificate for (i) exceptional incritorious service at the risk of life, or (ü ) specially distinguished record of service, to cach 
of the undermentioned officers of the Customs & Central Excise Department and Narcotics Control Bureau . — 


[ MI- U115 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SI. Name. Designation & Present Posting of the Officer 
No . 


(i) For exceptionally meritorious service at the risk of life 

1. Shri Costao Fernandes, Air Customs Superintendent,Mumbai 
( ii ) For specially distinguished record of service 

S /Shri 
COMMISSIONERS 

1. Som Nath Pal. Joint Secretary (COFEPOSA ), C . E .I.B ., Department ofRevenue, New Delhi 
ADDITIONAL COMMISSIONER /DEPUTY COMMISSIONERS/DEPUTY DIRECTORS 

2 . R .S . Sidhu , Addl. Commissioner of Customs, Mumbai 
3. Smt. S . Panda , Director ( CS) , CBEC , New Delhi 
4 . V .S . Krishnan , Addl. Commissioner of Central Excisc, Bangalore -1 
5. Sanjeev Sachdeva . Dy. Secretary ( TRU ), CBEC, New Delhi 
6 V .K .Garg, Dy. Secretary (ICD ), CBEC , New Delhi 

7 . Dr. Jolin Joseph , Dy. Director, D . R .I., Bangalore . 
ASSISTANT COMMISSIONERS/ASSTT . DIRECTORS 

8 . A .K . Chaturvedi, Asstt . Director (Anti -Evasion ), Regional Unit , Kanpur 

9 . Thomas Rajan , Asstt. Commissioner of Customs, Chennai Airport, Chennai 
Superintendents /Sr. Intelligence Officers 
10 . KK. Sood , Sr. Intelligence Officer , DGAE , DZU , New Delhi 
11. R .K . Goyal, Sr. Intelligence Officer,DGAE , (Hqrs.), New Delhi 
12. G .K . Sarkar , Sr. Intelligence Officer, DGAE, DZU , New Delhi 
13. A . R . Gadre, Sr. Intelligence Officer , DGAE , Zonal Unit,Munibai 
14 . V . P. Ranadive Supdt. of Central Excise , Vadodara 
15. Mir Hyder Ali , Supdt. of Central Excise, Hyderabad - I 
16 . N .D . Jakati, Supdt. of Central Excise , Nagpur 
17. Ravi Burman , Supdt. of Central Excise , Indore -1 
18 . Mohammad Haneef, Supdt. of Central Excise , Delhi- 11 
19. P .S . Salvi, Supdt. of Central Excise, C . C . Unit,Mumbai 
20 . JayantKumar Bandopadhyay , S .I. O ., DRI, Calcutta . 
21. K .P .H . Paul Mohamed , S .1.0 ., DRI, Chennai. 
22 . Roshan Lal, S .I. O ., DRI, Nepal Unit, New Delhi. 
23. S. S .Majharia , Supdt. of Customs, C .C . (Gen .), Delhi, 
24. Babulal Gautam , Supdt. of Customs, Mumbai 
25 . C .Mithraprasad , Şupdt. of Central Excise , Cochin -JI 
26 . A .S . Bandopadhyay, Supdt. of Customs (Prev.), Calcutta . 
27 . K . Raghavan , Supdt. Narcotics Control Bureau , Chennai. 
INSPECTORS/INTELLIGENCE OFFICERS 
28 . Jacob Abraham , I. O ., DRI, Zonal Unit ,Mumbai 
29. B .P . Yadav , Inspector, Central Excise , Delhi-I 
UD . C . 

30 . K . S . Ratra , UDC , DRI (Hars.) Delhi. 
SEPOY 
31. A . S . Kadam , Sepoy, DRI,Mumbai 

These certificates have becawarded under the provisions of clause (a ) (i) : nd (ii ) of para l of the scheme governing 
the grant of award of Appreciation Certificates to the officers and stuff of thic Customs and Central Excise Department, 
Narcotics Control Bureau and Dircctorate of Enforcement, as contained and published in Part I. Section 1 of the Gazette of 
India Extraordinary , Notification No . 12 / 1.19739 -Ad. III ( B ) dated 5th November, 1962 . as amended , from time to time. 

RAKESH KUMAR SHARMA, Dv. Socy . 


Priptod hy the Manager. Govt of Inclus Press,Ring Road , Ilayapuri.Nuw Delhi-11 (10 /04 

und Published by the Controller of Publication Delli - 110034 – 1999 . 


